निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 324 ) 


5 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 25 अप्रील 2013 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

25 अप्रील 2013 
सं0 बी1 - 3 - 58 / 2013- 21 — बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का उप –निर्वाचन, 2013 के 
अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 100 / बिहार - वि.प./ 2 / 2013 (1) दिनांक 22. 04 .2013 के शुद्धि - पत्र से संबंधित 
आयोग की अधिसूचना संख्या 100 / बिहार - वि.प. / 2 / 2013 (1) दिनांक 24.04.2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 


जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० प्रसाद , 


संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अप्रील 2013 

भारत निर्वाचन आयोग 


शुद्धि - पत्र 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली - 110001 . दिनांकः 24 अप्रैल, 2013 / वैशाख 4, 1935 ( शक ) 

सं0 100 / बिहार -वि.प. / 2 / 2013 (1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा - 151, धारा - 39 की 
उप - धारा (1) और धारा - 56 के अधीन जारी राज्य के शासकीय राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल , 2013 में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना सं0 
100 / बिहार -वि.प./ 2 / 2013 (1) के पारा 1 में विद्यमान प्रविष्टि "6 मई, 2014 ” के स्थान पर प्रविष्टि "6 मई, 2018 ” पढ़ा जाए । 

आदेश से, 
के. एन. भार, 

सचिव, 

भारत निर्वाचन आयोग । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


CORRIGENDUM 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001. Dated : 24th April , 2013 / 

Vaisakha 4 , 1935 ( Saka) 
No. 100 / BR- LC / 2 / 2013( 1 ) : - The Commission s Notification No . 100 / BR 
LC / 2 /2013 ( 1 ), published in the Official Gazette of the State , dated 22nd April, 2013 , 
issued under section 151, sub - sections ( 1 ) of Section 39 and Section 56 , of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), in para ( 1 ) the existing entry 
" 6th May , 2014 " shall be read as “ 6th May , 2018 ". 

By order , 

K. N. BHAR, 

Secretary to the 
Election Commission of India . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 324 -571 + 300 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


